पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2017 ई ० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) [ संख्या -41 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


805-807 


1500 


559-570 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


- 


1425 


805 - क 


806 


उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2017 ई ० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

औद्योगिक विकास अनुभाग -1 

अधिसूचना 

18 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 950 / VII - 1 / 2017 / 168- ख / 2013 - गृह विभाग के शासनादेश संख्या 6175 / XX - 3-2011-11 (304 )2013 , 
दिनाँक 29.11.2013 द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई के क्रम में औद्योगिक विकास 
विभाग की अधिसूचना संख्या 2766 / VII - 1 / 168- ख / 2013, दिनाँक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा खान एवं खनिज 
(विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 की धारा 26 ( 2) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अवैध खनन पर प्रभावी 
नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु अधिनियम की संगत धाराओं के अधीन प्राधिकार का प्रतिनिधायन किया गया था । 

उपरोक्त के संबंध में गृह अनुभाग -8, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या 
828 / XX - 8 / 2017-5 (39 ) 2013, दिनाँक 28 अगस्त , 2017 द्वारा पूर्व शासनादेश दिनाँक 29.11.2013 को तात्कालिक 
प्रभाव से समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप औद्योगिक विकास विभाग की संगत अधिसूचना दिनाँक 05.12.2013 की 
उपयोगिता न रह जाने के दृष्टिगत उक्त अधिसूचना को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । 


2 . 


आनन्द बर्द्धन, 


प्रमुख सचिव । 


बेसिक शिक्षा ( नवसृजित ) अनुभाग 

अधिसूचना 

22 सितम्बर, 2017 ई ० 
संख्या 484 / XXIV (1) / 45 / 2008 T.C.IV- श्री राज्यपाल महोदय , निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का 
अधिकारी अधिनियम , 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35, वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं , अर्थात्: 
उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ( संशोधन ) 

नियमावली, 

2017 


1 . 


संक्षिप्त नाम 
और प्रारम्भ 


2 . 


नियम 34 के 
उपनियम ( ग ) 
और ( च ) का 
प्रतिस्थापन 


इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल 

शिक्षा का अधिकार (संशोधन ) नियमावली, 2017 है । 
( 2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में 
नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिये गये 
खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्: 
स्तम्भ -1 

स्तम्भ -2 
वर्तमान नियम 

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
( ग ) प्रत्येक कक्षा एवं प्रत्येक विषय केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किये 

हेतु अपेक्षित अधिगम सम्प्राप्ति गये तथा राज्य सरकार द्वारा हिन्दी 
को परिभाषित करना तथा भाषा में अनुवादित सभी प्रारम्भिक 
इन परिणामों के आधार पर कक्षाओं के लिए कक्षावार , विषयवार 
पाठ्य पुस्तकों तथा अधिगम अधिगम परिणामों को सम्बन्धित 
सामग्री निर्धारित करना । सभी विद्यालयों में लागू करना । 


TT 1] 


807 


BERGUE TC, 14 377CT , 2017 ko sifa 22 , 1939 919 Ha) 
Fa7--1 

147-2 
वर्तमान नियम 

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
( च ) कक्षा -- 1 से कक्षा-8 तक की परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त 

सभी कक्षाओं में सतत् एव करने के लिए सतत् एवं व्यापक 
व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए 
करने हेतु उपर्युक्त निर्देशिका दिशा निर्देश तैयार करना 
तैयार करना 


3IŞT 


चन्द्रशेखर भट्ट, 

via (471) 1 
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Articles 348 of the Constitution of India , the Governor 
pleased to order the publication ofthe following English translation of Notification No. 484/XXIV (1)/45 /2008 T.C.IV 
Dehradun , dated September 22 , 2017 for general information . 

NOTIFICATION 


September 22, 2017 
484XXIV (1)/45 /2008 T.C.IV -- In exercise of the power conferred by section 38 ofthe Right ofChildren to Free 
and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act no . 35 of 2009), the Governor is pleased to make the following rules 
to further amend in the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education rules, 2011, namely : 
The Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education 

(Amendment) Rules , 2017 
Short title and 

1 . (1) These Rules may be called the Uttarakhand Right of Children to 
Commencement 

Free and Compulsory Education (Amendment) Rules , 2017 . 

(2 ) It shall come into force at once . 
Amendment of 2 . In the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education 
sub -rule (c ) and 

Rules , 2011, the existing sub -rule (c ) and (f) of rule 34 as set out in column - 1 
(f) of rule 34 

below , the rule as set out column- 2 shallbe substituted, namely: -- 
Column - 1 

Column- 2 
Existing rule 

Hereby substituted rule 
(c ) Defining the expected learning (c ) To implement the learning 

outcomes of children at the outcomes developed by the 
end of each grade and for Central Government and 
every subject and bringing out translated in Hindi language by 
textbooks and learning the State Government for all 
material based on these subjects and classes at 
outcomes; 

elementary level in each 

school 
(f) Preparing suitable guidelines (1) To prepare guidelines for the 

for implementation of implementation of continuous 
continuous and comprehensive and comprehensive evaluation 
evaluation for all classes from to achieve defined learning 
classes I to VIII . 

outcomes . 


By Order, 


CHANDERA SHEKHAR BHATT, 

Secretary ( Incharge ). 
Hoyhoyo ( TROEO) 41 darat C / 586–9TI 1–2017 ( 4/4)) ! 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 14 अक्टूबर , 2017 ई0 ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURTCAMPUS NAINITAL 


NOTIFICATION 


September 12 , 2017 
No. 858/III- A-06/ 2017/ SLSA-- Ms. Meena Deopa, Secretary, District Legal Services Authority, Hardwar is 
hereby sanctioned earned leave for a period of 27 days w.e.f. 10.07.2017 to 05.08.2017 with permission to suffix 
06.08.2017 as Sunday holiday and 07.08.2017 as Raksha Bandhan holiday. 


By Order of Hon ble Executive Chairman , 

Sd/ 
PRASHANT JOSHI, 
Mamber Secetary . 


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ 

कार्य प्रभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

18 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 457 / एक - 05-2016प्रमाणित किया जाता कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी , भवाली , 
जिला नैनीताल में प्रशिक्षण उपरान्त , मेरे द्वारा आज दिनाँक 16.09.2017 के अपराह में सिविल जज ( जू 0 डि 0) / न्यायिक 
मजिस्ट्रेट, धारचूला का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है । 


रमेश चन्द्र , 


सिविल जज ( जू 0 डि 0) / 
न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारचूला । 


प्रतिहस्ताक्षरित 

ह 0 ( अस्पष्ट ) 
जनपद न्यायाधीश, 
पिथौरागढ़ । 


559 - ख 


[ भाग 1 - क 


560 


उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2017 ई० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 

अधिसूचना 
08 सितम्बर, 2017 ई ० 


संख्या F-9( 21)(III)/ RG/ UERC/ 2017/ 990-- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की 
धारा 181 (2)(zp ) के साथ पठित धारा 181 (1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकार अन्य सभी 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् , एतद्वारा पश्चात्वर्ती उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा 
स्रोतो तथा गैर - जीवाश्म ईंधन आधारित सह - उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन ) 
विनियम, 2010 (मुख्य विनियम ) में निम्नलिखित संशोधन करता है , यथाः 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और निर्वचनः 
(1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो तथा गैर - जीवाश्म ईधन आधारित 

सह - उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन ) ( तृतीय संशोधन) विनियम, 

2017 होगा । 
( 2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 
2. मुख्य विनियमों के विनियम 29 संशोधनः 

लघु जल विद्युत संयंत्र 
" लघु जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिये जेनरिक दरों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट 
मानदण्ड निम्नलिखित रूप में होंगें : 

01.01.2002 से 31.03.2007 के दौरान लगने वाली ( कमीशन्ड ) परियोजनाएं 
पूंजी लागत 

चालू होने के वर्ष हेतु O & M क्षमता उपयोगिता 
परियोजना आकार 

अनुशंगी खपत 
(₹ लाख / MW) (र लाख / MW) 

( % ) 

24.75 
5MW से 10 MW तक 
10 MW से 15 MW तक 

40 % 
15 MW से 20 MW तक 
20 MW से 25 MW तक 


व्यय 


कारक 


5MW तक 


550 


23.38 


1 % 


550 


22.00 
20.63 


19.25 


वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2008-09 की अवधि में लगने वाली ( कमीशन्ड) परियोजनाएं 
पूंजी लागत 

चालू होने के वर्ष हेतु क्षमता उपयोगिता 


अनुशंगी खपत 


O & M व्यय 


कारक 


परियोजना आकार 


( % ) 


(₹ लाख / MW) 

600 


र लाख / MW) 

27.00 
25.50 


5MW तक 
5 MW से 10 MW तक 
10 MW से 15 MW तक 
15 MW से 20 MW तक 
20 MW से 25 MW तक 


24.00 


40 % 


1 % 


600 


22.50 


21.00 


01.04.2009 को या उसके पश्चात् लगने वाली (कमीशन्ड) परियोजनाएं 
पूंजी लागत 

चालू होने के वर्ष हेतु क्षमता उपयोगिता 


अनुशंगी खपत 


O & M व्यय 


कारक 


परियोजना आकार 


र लाख / MW) 


( % ) 


( % ) 


700 


685 


र लाख / MW) 

31.50 
29.11 
26.80 
24.38 
22.05 


Upto 5 MW तक 
5 MW से 10 MW तक 
10 MW से 15 MW तक 
15 MW से 20 MW तक 
20 MW से 25 MW तक 


1 % 


670 


40 % 


650 


630 


561 


भाग 1 - क उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2017 ई० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 

लघु विद्युत परियोजनाओं ( 25 Mw तक ) के लिए स्थिर प्रभार की स्वीकृत दरें रू / kWh में जो दिनांक 
01.10.2017 से वार्षिक 40 % CUF तक लागू : 

01.01.2002 से 31.03.2007 तक की अवधि में लगने वाली (कमीशण्ड ) लघु विद्युत परियोजनाएँ 
5MW से ऊपर 10 MW से ऊपर 15 MW से ऊपर 20 MW से ऊपर 

तथा 20 MW तक 


5 MW तक 


तथा 10 MW तक 


तथा 15 MW तक 


तथा 25 MW तक 


विवरण 


का 


शुल्क 


hal 


शुल्क 


IP 


शुल्कसकल 


मूल्यघटायाःत्वरित 


कुलशुल्क 


शुल्कसकल 


मूल्य ह्यसघटायाःत्वरित 


शुल्क कुल 


मूल्य ह्यसघटायाःत्वरित 


शुल्कसकल 


घटायाःत्वरितमूल्य 

ह्यस 


घटायाःत्वरितमूल्य 


साहे 


शुल्ककुल 


सकल 


कक 


क 


0.25 


3.200 


3.40 


0.25 / 


3.151 


3.35 


0.25 


3.101 


3.30/ 


0.251 


3.05 


3.25 


0.25 


3.00 


0.30 


3.100 


3.40 


0.30 


3.101 


3.35 


0.301 


3.05 


3.35 


0.30 / 


3.051 


3.30 


0.30 


3.00 


1. स्तरीकृत ( सम्पूर्ण जीवन ) 3.45 
2. स्तरीकृत 1 से 10 वर्ष 3.40 

शेष जीवन 3.55 

वर्ष 


3.55 


3.45 


3.45 


3.30 


3.30 


3.20 


3.20 


3.100 


3.10 


1 . 


3.75 / 


1.051 


2.70 


3.75 


1.051 2.700 


3.75 


1.051 


2.70/ 


3.70 


1.05 


2.65 


2.70 
2.45 


2 . 


3.651 


1.15 


2.50 


3.65 


1.15 


3.600 


1.15 


3.55 


1.15 


2.40 


3.751 1.05/ 
3.60 1.151 
3.50 / 0.05 
3.40 / -0.101 
3.251 -0.15 / 


3 . 


2.45 
3.40 


3.45 


3.500 


0.05 


3.45 


3.50 


2.50 
3.45 
3.50 


0.05 


3.45 


0.05 


3.40 


4 . 


3.50 


3.401 -0.101 


3.50 


3.45 


3.30 


-0.100 


3.40 


3.401 -0.100 
3.25 -0.15 


3.45 0.05 
3.35| -0.10 
3.201 -0.15 
3.101 -0.101 


5 . 


3.40 


3.301 -0.15 


3.45 / 


3.40 / 


3.35 


3.201 -0.15 


3.35 


3.25 


3.25 


3.25 


3.20 


3.05 -0.10 


3.15 


6 . 
7 . 


3.15 -0.100 
3.051 -0.101 


3.151 -0.10/ 
3.05 -0.101 


3.15 -0.100 
3.001 -0.10 


3.15 


3.15 


3.001 -0.10 


3.100 


3.05 


3.101 
3.00 


2.951 -0.10 
2.801 -0.100 


8 . 


3.05 


2.951 -0.10 


2.851 -0.101 


2.95 


2.90 


2.95 -0.101 
3.251 -0.101 


3.35 


3.151 -0.100 


3.101 


2.95 -0.10 


3.05 


9 . 
10 . 


3.251 -0.05 


3.30 


3.15/ -0.05 


3.200 
3.100 
2.35 


3.05 


-0.05 


2.95 


2.90 
2.25 


11. 


2.501 


0.000 


2.50 


2.45 


0.00 


2.30 


0.001 


2.25 


12. 


2.70 


2.70 


2.60 / 


0.000 


3.051 2.901 -0.10 
3.25 / 3.101 -0.10 
3.20 3.05 -0.05 
2.45 2.35 0.00 
2.60 2.55 0.00 
2.70 2.600 0.00 
2.75 2.65 0.00 
2.85 2.75 0.00 
3.55 3.45 0.00 


2.55 


3.00 -0.101 
3.001 -0.05 
2.300 0.00 
2.45 0.00 
2.50 0.00 
2.600 0.00 
2.65 0.001 


2.45 


2.35 


0.00 / 
0.00 


0.00 


2.35 


13. 


2.75 


2.700 


0.001 


2.60 


2.500 


2.45 


0.00 


2.45 


2.75 
2.85 


14. 


0.00 


2.85 


2.75 


0.00 


2.600 


2.50 


0.001 


2.50 


2.65 
2.75 


15. 


2.95 


0.00 


2.95 


2.85/ 


0.00 


2.55 


0.00 


2.55 


2.65 
3.35 


16. 


3.70 


0.00 


3.700 


3.55 / 


0.00 


3.45 


3.35 


0.00 


3.20 


0.000 


3.20 


17. 


3.80 


0.00 


3.80 


3.701 


0.00 


3.701 


3.55 


0.00 


3.55 


3.45 


3.45 


3.30 


0.00 


3.30 


3. वार्षिक दरें 


18. 


3.95 


0.001 


3.95 


3.80 


0.00 


3.800 


3.70% 


0.00 


3.70 


3.55 


0.00 
0.00 
0.00 


3.55 


3.400 


0.00 


3.40 


19. 


0.00 


4.05 


3.95/ 


0.00 


3.801 


0.000 


3.80 


3.65 


3.65 


3.50 


0.001 


3.50 


4.05 
4.200 


3.95 
4.05 


20. 


0.00 


4.20 


4.051 


0.00 


3.900 


0.00 


0.00 


3.801 


3.65 


0.001 


3.65 


3.900 
4.05 


3.80 
3.90 


4.35 


0.00 


4.35 


4.200 


0.00 


4.200 


4.05 


0.00 


0.00 


3.90 


3.75 


0.00 


3.75 


21 . 
22 . 


4.501 


0.00 


4.50 


4.35 


0.00 


4.35 


0.000 


4.200 


4.05 


0.00 


4.05 


3.85 


0.001 


3.85 


4.20 
4.35 


23. 


4.700 


0.00 


4.700 


4.500 


0.00 


4.50 


0.000 


4.35 


4.15 


0.000 


4.15 


4.00 


0.00 


4.00 


24 . 


4.85 


0.001 


4.85 


4.700 


4.700 


0.00 


4.50 


4.30 


0.00 


4.30 


4.15 


0.00 


4.15 


0.00 
0.00 


4.50 
4.65 


25 . 


5.05 


4.85 


4.85 


0.00 


4.65 


4.500 


0.00 


4.50 


4.30 


0.00 


4.30 


5.05 
5.25 


0.00 
0.000 


26 . 


5.25 


5.05 


0.000 


5.05 


4.85 


0.00 


4.85 


4.65 


0.00 


4.65 


4.45 


0.00 


4.45 


27. 


5.45 


0.001 


5.45 


0.00 


5.25 


5.05 


0.00 


4.80 


0.00 


4.60 


0.000 


4.60 


5.25 
5.45 


5.05 
5.25 


4.800 
5.00 


28. 


5.700 


0.00 


0.00 


5.45 


5.25 


0.00 


5.00 


0.00 


4.80 


0.00 


4.80 


5.700 
5.95 


29 . 


5.95 


0.000 


5.70 


0.00 


5.70 


5.45 


0.001 


5.45 


5.200 


0.00 


5.200 


4.95 


0.00 


4.95 


30 . 


6.15 


0.00 


6.15 


5.90 


0.00 


5.90 


5.65 


lal 


0.00 


5.65 


5.401 


0.00 


5.400 


0.00 


5.15 


5.15 
5.35 


31 . 


6.45 


0.00 


6.15 


0.00 


6.15 


5.90 


5.90 


5.65 


0.00 


5.65 


0.00 


5.35 


6.45 
6.700 


0.00 
0.00 


32. 


6.701 


0.00 


6.45 


0.00 


6.45 


6.15 


6.15 


5.85 


0.00 


5.85 


5.55 


5.55 


0.00 
0.00 


33. 


7.000 


0.000 


7.00 


6.70 


0.00 


6.70 


6.40 


0.00 


6.40 


6.10 


0.00 


6.100 


5.80 


5.80 


34. 


7.30 


0.00 


7.30/ 


7.00 


0.00 


7.00 


6.700 


0.00 


6.701 


6.35 


0.00 


6.35 


6.05 


0.00 


6.05 


35 . 


7.65 


0.00 


7.65 


7.300 


0.00 


7.30 


6.95 


0.00 


6.95 


6.65 


0.00 


6.65 


6.30 


0.00 


6.30 


562 


उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2017 ई० ( आश्विन 22. 1939 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
वित्तीय वर्ष 2007-08 से FY 2008-09 की अवधि में लगने वाली ( कमीशण्ड ) लघु विद्युत परियोजनाएँ 

5 MW से ऊपर 10 MW से ऊपर 15 MW से ऊपर 20 MW से ऊपर 
5MW तक 

तथा 10 MW तक तथा 15 MW तक तथा 20 MW तक तथा 25 MW तक 


विवरण 


की 


सकलशुल्क 


घटायाःत्वरितमूल्य 


ह्यस 


सकलशुल्क 


bəfape 


घटायाःत्वरितमूल्य 

ह्यस 


सकलशुल्क 


घटायाःत्वरितमूल्य 

ह्यस 


कुलशुल्क 


सकलशुल्क 


घटायाःत्वरितमूल्य 

ह्यस 


शा 


कुलशुल्क 


सकलशुल्क 


घटायाःत्वरितमूल्य 


कुलशुल्क 


0.25 


3.55 


3.75 


0.25 


3.50 


3.701 


0.25 


3.45 


3.65 


0.25 


3.40 


3.60 


0.25 


3.35 


0.35 


3.45 


3.75 


0.35 


3.40 


3.75 


0.35 


3.400 


3.70 


0.35 


3.35 


3.65 


1. स्तरीकृत (सम्पूर्ण जीवन) । 3.80/ 
2. स्तरीकृत 

1 से 10 वर्ष 3.80/ 
शेष जीवन 

3.90 
वर्ष 


0.35 


3.30 


3.900 


3.75 


3.75 


3.65 


3.65 


3.500 


3.50 


3.35 


-- 


3.35 


-- 


1 . 


4.15 


1.15 


3.00 


4.15 


1.15 


3.00 


4.15 


1.15 


3.00 


4.10 


1.15 


2.95 


4.10 


1.15 


2.95 


2 . 


4.00 


1.25 


2.75 


4.05 


1.25 


2.80 


4.00 


1.251 2.75 


3.95 


1.25 


2.701 


3.95 


1.25 


2.70 


3 . 


3.90 


0.05 


3.85 


3.90 


0.05 


3.85 


3.85 / 


0.05 


3.800 


3.85 


0.05 


3.80 


3.80 


0.05 


3.75 


4 . 


3.751 -0.10 


3.85 


3.75 ] -0.10 


3.85 


3.751 -0.10 


3.85 


3.701 -0.100 


3.80 


3.651 -0.10 


3.75 


5 . 


3.651 -0.15 


3.800 


3.65 / -0.15 


3.80 


3.601 -0.15 


3.75 


3.551 -0.15 


3.701 


3.501 -0.15 


3.65 


6 . 


3.501 -0.15 


3.65 


3.501 -0.15 


3.65 


3.501 -0.151 3.65 


3.45 ] -0.15 


3.600 


3.401 -0.15 


3.55 


.7. 


3.401 -0.10 


3.50 


3.401 -0.100 


3.501 


3.35 -0.101 


3.45 


3.301 -0.100 


3.40 


3.25 -0.10 


3.35 


8 . 


3.301 -0.10 


3.40 


3.25 -0.10 


3.35 


3.25] -0.101 


3.35 


3.201 -0.10 


3.300 


3.101 -0.101 


3.20 


9 . 


3.651 -0.10 


3.75 


3.551 -0.100 


3.65 


3.501 -0.100 


3.60 


3.401 -0.10 


3.50 


3.301 -0.10 


3.40 


10.. 


3.65 ] -0.05 


3.701 


3.551 -0.05 


3.60 


3.451 -0.05 


3.50 


3.35 -0.05 


3.40 


3.251 -0.05 


3.30 


11 . 


2.85 


0.000 


2.85 


2.75 


0.00 


2.75 


2.70 


0.00 


2.700 


2.60 


0.00 


2.600 


2.50 


0.00 


2.50 


12. 


2.901 


0.00 


2.90 


2.85 


0.000 


2.85 


2.75 


0.00 


2.75 


2.65 


0.00 


2.65 


2.60 


0.00 


2.60 


13. 


3.001 


0.00 


3.00 


2.90 


0.00 


2.900 


2.85 


0.00 


2.85 


2.75 


0.00 


2.75 


2.65 


0.00 


2.65 


14. 


3.100 


0.00 


3.10 


3.00 


0.00 


3.00 


2.901 


0.00 


2.90 


2.801 


0.00 


2.80 


2.75 


0.00 


2.75 


15 . 


3.20 


0.00 


3.20 


3.10 


0.00 


3.101 


3.00 


0.00 


3.00 


2.900 


0.00 


2.90 


2.80 


0.000 


2.80 


16. 


4.00 


0.00 


4.001 


3.90 


0.00 


3.90 


3.75 


0.000 


3.75 


3.65 


0.00 


3.65 


3.50 


0.001 


3.50 


17. 


4.15 


0.00 


4.15 


4.00 


0.00 


4.00 


3.90 


0.00 


3.90 


3.75 


0.00 


3.75 


3.60 


0.00 


3.60 


3. वार्षिक शुल्क 


18. 


4.30 


0.00 


4.30 


4.15 


0.00 


4.15 


4.00 


0.00 


4.00 


3.85 


0.00 


3.85 


3.700 


0.001 


3.70 


19 . 


4.45 


0.001 


4.45 


4.300 


0.00 


4.300 


4.15 


0.001 


4.15 


4.00 


0.00 


4.00 


3.85 


0.00 


3.85 


4.60 


20 . 


0.00 


4.60 


4.45 


0.00 


4.45 


4.300 


0.00 


4.30 


4.10 


0.00 


4.101 


3.95 


0.00 


3.95 


21 . 


4.75 


0.00 


4.75 


4.600 


0.00 


4.600 


4.40 


0.00 


4.40 


4.25 


0.00 


4.25 


4.10 


0.000 


4.10 


4.95 


22. 


0.00 


4.95 


4.75 


0.00 


4.75 


4.60 


0.00 


4.60 


4.401 


0.00 


4.40 


4.20 


0.00 


:.20 


23 . 


5.10 


0.00 


5.10 


4.95 


0.00 


4.95 


4.75 


0.001 


4.75 


4.551 


0.00 


4.55 


4.35 


0.001 


4.35 


24. 


5.301 


0.00 


5.30 


5.100 


0.00 


5.10 


4.90 


0.00 


4.90 


4.70 


0.00 


4.70 


4.50 


0.00 


4.50 


25. 


5.501 


0.00 


5.500 


5.30 


0.001 


5.30 


5.100 


0.00 


5.100 


4.90 


0.00 


4.90 


4.701 


0.00 


4.70 


26 . 


5.75 


0.00 


5.75 


5.50 


0.00 


5.50 


5.30 


0.00 


5.30 


5.05 


0.00 


5.05 


4.85 


0.00 


4.85 


27 . 


5.95 


0.00 


5.95 


5.75 


0.00 


5.75 


5.50 


0.000 


5.50 


5.25 


0.00 


5.25 


5.00 


0.001 


5.00 


28. 


6.20 


0.00 


6.20 


5.95 


0.00 


5.95 


5.700 


0.00 


5.70 


5.45 


0.00 


5.45 


5.201 


0.00 


5.20 


29 . 


6.45 


0.00 


6.45 


6.20 


0.00 


6.20 


5.95 


0.00 


5.95 


5.65 


0.00 


5.65 


5.40 


0.00 


5.40 


30 . 


6.75 


0.00 


6.75 


6.45 


0.00 


6.45 


6.20 


0.00 


6.20 


5.901 


0.00 


5.90 


5.601 


0.001 


5.60 


31 . 


7.00 


0.001 


7.00 


6.75 


0.00 


6.75 


6.45 


0.000 


6.45 


6.15 


0.00 


6.15 


5.85 


0.001 


5.85 


32. 


7.35 


0.001 


7.35 


7.00 


0.00 


7.00 


6.70 


0.00 


6.70 


6.40 


0.00 


6.40 


6.10 


0.00 


6.10 


33 . 


7.65 


0.00 


7.65 


7.30 


0.00 


7.300 


7.00 


0.00 


7.000 


6.65 


0.00 


6.65 / 


6.35 


0.001 


6.35 


34. 


8.00 


0.00 


8.00 


7.65 


0.001 


7.65 


7.30 


0.00 % 


7.30 


6.95 


0.00 


6.95 


6.601 


0.00 


6.60 


35. 


8.35 


0.00 


8.35 


7.95 


7.600 


0.00 


7.600 


7.25 


0.00 


7.25 


6.85 


0.00 


6.85 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर , 2017 ई ० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 


563 


01.04.2009 को या उसके पश्चात् लगने वाली ( कमीशण्ड) लघु विद्युत परियोजनाएँ 

5MW से ऊपर 10 MW से ऊपर 15 MW से ऊपर 20 MW से ऊपर 
5MW तक 

तथा 10 MW तक तथा 15 MW तक तथा 20 MW तक तथा 25 MW तक 


विवरण 


सकलशुल्क 


घटायाःत्वरितमूल्य 

ह्यस 


कुलशुल्क 


का 


त्वरितमूल्य 


सकलशुल्क 


त्वरितमूल्य 


सकलशुल्क 


त्वरित मूल्य 


कुलशुल्क 


सकलशुल्क 


त्वरितमूल्य 


कुलशुल्क 


ह्यसघटाया: 


सकलशुल्क 


ह्यस 


कालिक 


घटायाः 


घटायाः 


घटायाः 


0.30 


4.15 


4.35 


0.301 


4.05 


4.201 


0.301 


3.900 


4.001 


0.25 


3.75 


3.801 


0.25 


3.55 


0.40 


4.05 


4.35 


0.401 


3.95 


4.20 


0.35 


3.85 


4.05 


0.35 


3.701 


3.90 


0.35 


3.55 


1. स्तरीकृत (35 वर्ष ) 4.45 
2. स्तरीकृत 1 से 10 वर्ष 4.45 

शेष जीवन 

4.55 
वर्ष 


4.55 


4.300 


4.300 


4.05 


4.05 


3.801 


3.80 


3.55 


- 


3.55 


1 . 


4.901 


1.35 


3.55 


4.801 


1.35 


3.45 


4.65 


1.30 


3.35 


4.500 


1.25 


3.25 


4.35 


1.20 


3.15 


2 . 


4.75 


1.50 


3.25 


4.65 


1.45 


3.20 


4.50 


1.40 


3.10 


4.35 


1.40 


2.95 


4.20 


1.35 


2.85 


3 . 


4.60 


0.10 


4.500 


4.500 


0.10] 


4.400 


4.35 


0.101 4.25 


4.20 


0.10 


4.100 


4.05 


0.05 


4.00 


4 . 


4.45 ] -0.15 


4.60 


4.351 -0.15 


4.50 


4.201 -0.15 


4.35 


4.051 -0.15 


4.201 


3.901 -0.15 


4.05 


5 . 


4.301 -0.15 


4.45 


4.201 -0.15 


4.35 


4.051 -0.15 


4.201 


3.901 -0.15 


4.05 


3.75 / -0.15 


3.90 


6 . 


4.151 -0.15 


4.30 


4.05] -0.15 


4.201 


3.95] -0.15 


4.101 


3.801 -0.15 


3.95 


3.601 -0.15 


3.75 


7 . 


4.001 -0.15 


4.15 


3.901 -0.15 


4.05 


3.801 -0.100 


3.901 


3.651 -0.10 


3.75 


3.501 -0.10 


3.60 


8 . 


3.851 -0.101 


3.95 


3.751 -0.100 


3.85/ 


3.651 -0.10 


3.75 


3.501 -0.10 


3.60 


3.351 -0.10 


3.45 


9 . 


4.201 -0.10 


4.30 


4.101 -0.10 


4.20 


3.951 -0.10 


4.05 


3.751 -0.100 


3.85 


3.551 -0.10 


3.65 


10 . 


4.201 -0.10 


4.30 


4.051 -0.10 


4.15 


3.901 -0.10 


4.00 


3.701 -0.10 


3.80 


3.501 -0.10 


3.60 


11 . 


3.301 


0.001 


3.30 


3.15 


0.001 


3.00 


0.00 


3.00 


2.80 


0.00 


2.80 


2.65 


0.00 


2.65 


3.15 
3.25 


12. 


3.40 


0.00 


3.40 


3.25 


0.001 


3.100 


0.00 


3.10 


2.900 


0.00 


2.90 


2.70 


0.00 


2.70 


13. 


3.50 


0.00 


3.50 


3.35 


0.00 


3.35 


3.15 


0.00 


3.15 


2.95 


0.00 


2.95 


2.80 


0.00 


2.80 


14. 


3.60 


0.00 


3.60 


3.45 


0.000 


3.45 


3.25 


0.00 


3.25 


3.05 


0.001 


3.05 


2.85 


0.00 


2.85 


15. 


3.75 


0.00 


3.75 


3.55 


0.001 


0.00 


3.35 


3.15 


0.00 


3.15 


2.95 


0.001 


2.95 


3.55 
4.45 


3.35 
4.201 


16. 


4.700 


0.00 


4.700 


4.45 


0.00 


0.00 


4.20 


3.95 


0.00 


3.95 


3.70 


0.001 


3.70 


17. 


4.85 


0.00 


4.85 


4.600 


0.00 


4.60 


4.35 


0.00 


4.35 


4.05 


0.00 


4.05 


3.801 


0.00 


3.80 


3. वार्षिक शुल्क 


18. 


5.001 


0.00 


5.00 


4.75 


0.00 


4.75 


4.50 


0.00 


4.500 


4.20 


0.00 


4.20 


3.900 


0.00 


3.90 


19. 


5.20 


0.001 


5.20 


4.90 


0.00 


4.90 


4.60 


0.00 


4.600 


4.30/ 


0.00 


4.30 


4.05 


0.00 


4.05 


20. 


5.35 


0.00 


5.35 


5.05 


0.00 


5.05 


4.801 


0.00 


4.801 


4.45 


0.00 


4.45 


4.15 


0.00 


4.15 


21 . 


5.55 


0.00 


5.55 


5.25 


0.00 


5.25 


4.95 


0.00 


4.95 


4.60 


0.000 


4.60 


4.300 


0.00 


4.30 


22. 


5.75 


0.00 


5.75 


5.45 


0.00 


5.45 


5.100 


0.00 


5.100 


4.75 


0.000 


4.75 


4.45 


0.00 


4.45 


23 . 


5.95 


0.00 


5.95 


5.65 


0.000 


5.65 


5.301 


0.001 


5.301 


4.95 


0.000 


4.95 


4.600 


0.00 


4.60 


24. 


6.20 / 


0.00 


6.20 


5.85 


0.00 


5.85 


5.50 


0.00 


5.50 


5.10 


0.00 


5.100 


4.75 


0.00 


4.75 


25. 


6.45 


0.00 


6.45 


6.05 


0.00 


6.05 


5.70 


0.00 


5.70/ 


5.30 


0.00 


5.301 


4.90 


0.00 


4.90 


26. 


6.70 


0.00 


6.701 


6.300 


0.001 


6.300 


5.901 


0.001 


5.901 


5.50 


0.00 


5.50 


5.101 


0.00 


5.10 


27 . 


6.95 


0.00 


6.95 


6.55 


0.001 


6.55 


6.15 


0.00 


6 


6.15 


5.70 


0.001 


5.701 


5.25 


0.00 


5.25 


28. 


7.25 


0.00 


7.25 


6.80 


0.001 


6.80 


6.401 


0.00 


6.40 


5.90 


0.00 


5.900 


0.00 


5.45 


5.45 
5.700 


29. 


7.55 


0.00 


7.55 


7.100 


0.00 


7.100 


6.65 


0.00 


6.65 


6.15 


0.00 


6.15 


0.00 


5.70 


30 . 


7.85 


0.000 


7.85 


7.35 


0.00 


7.35 


6.90 


0.00 


6.901 


6.40 


0.00 


6.40 


5.90 


0.00 


5.90 


31. 


8.20 / 


0.000 


8.201 


7.70 


0.00 


7.700 


7.20 


0.001 


7.201 


0.00 


6.65 


6.15/ 


0.00 


6.15 


6.65 
6.90 


32. 


8.55 


0.00 


8.55 


8.00 


0.00 


8.000 


7.50 


0.00 


7.50 


0.00 


6.900 


6.40 


0.00 


6.40 


33. 


8.90 


0.00 


8.90 


8.35 


0.00 


8.35 


7.801 


0.00 


7.801 


7.20 


0.00 


7.201 


6.65 


0.00 


6.65 


34. 


9.30 


0.00 


9.30 


8.700 


0.001 


8.70 


8.15 


0.001 


8.15 


7.50 


0.000 


7.50 


6.90 


0.00 


6.90 


35 . 


9.75 


0.000 


9.75 


9.101 


0.001 


9.101 


8.500 


0.00 


8.50 


7.85 


0.00 


7.85 


7.20 


0.00 


7.20 


* जेनरिक दरों के लिए कमीश्मिंग वर्ष 01 वर्ष होगा । 


564 


उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2017 ई० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


अधिसूचना 

08 सितम्बर, 2017 ई ० 
संख्या F-9( 21)( VI /RG /UERC/2017/ 991--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)( e) सपठित धारा 181(2 ) 
( zp ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व 
प्रकाशन के पश्चात् . उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा पश्चात्वर्ती संशोधनों के साथ पठित उविनिआ 
( नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो तथा गैर - जीवाश्म ईंधन आधारित सह - उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क 
एवं अन्य निबंधन) विनियम , 2013 (मुख्य विनियम ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथाः 
संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और निर्वचनः 

इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो तथा गैर - जीवाश्म ईधन आधारित 
सह - उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन ) ( छठा संशोधन ) विनियम, 2017 


1 . 


1 . 


होगा । 


2. 


2. 


3 . 


यह विनियम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे, एवं जब तक आयोग की ओर से समीक्षा या विस्तारित 
नहीं किया जाता तब तक मुख्य विनियम के आरम्भ की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिये लागू रहेगा । 

परन्तु मुख्य विनियम का विनियम 9(1 ) 31.03.2019 तक वैध होने तक जारी रहेगा। 
मुख्य विनियमों के विनियम 2(3) में संशोधनः 
विनियम 3(1) (bb ) के पश्चात् " प्रदर्शन अनुपात ” की निम्नलिखित परिभाषा को जोड़ा जायेगाः 
"(1) प्रदर्शन अनुपात " (पीआर) का अर्थ है संयंत्र आउटपुट अनुपात बनाम किसी मापित विकिरण के संदर्भ में 
स्थापित संयंत्र क्षमता का अनुपात । 
मापित आउटपुट किलोवॉट में 

1000 W/ m2 
पीआर 

X 
स्थापित संयंत्र की क्षमता किलोवॉट में 

मापी गयी विकिरण मात्रा W/ m2 में 
मुख्य विनियमों के उप - विनियम 3(1) (1 ) में संशोधनः 
संशोधित विनियम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः 

" वाणिज्यिक परिचालन या स्थापना की तिथि ( सी 0 ओ 0 डी 0) " का सम्बन्ध एक सफल परीक्षण चलाने 
और उसके संबंध में अधिकतम निरन्तर रेटिंग प्राप्त करने पर उत्पादनकर्ता द्वारा घोषित तिथि , वाणिज्यिक 
परिचालन या स्थापना की तिथि से अर्थ है कि अन्तिम इकाई के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि या उत्पादन 
परियोजना और खर्च कमीशनिंग का ब्लॉक तद्नुसार समझा जायेगा । लघु जल विद्युत संयंत्रों के मामलों में , 
कमीशनिंग की तिथि को हालाँकि अधिकतम निरन्तर रेटिंग प्राप्त करने से जोड़ा नहीं जायेगा, परन्तु उत्पादक 
द्वारा उसको कमीशनिंग के तीन वर्षों के भीतर प्रदर्शित करना होगा । 

परन्तु , कि सोलर पॉवर संयंत्र के मामले में वाणिज्यिक संचालन या कमीशनिंग (सीओडी) की तिथि 
हर प्रकार से परियोजना को पूरा करने के बाद लाइसेंसधारी के ग्रिड में विद्युत के पहले अन्तः क्षेपण की 
तिथि के रूप में निम्नलिखित सभी पूर्व - आवश्यकताओं के अनुपालन होने पर मानी जायेगी, : 

a. वितरण अनुज्ञापी के सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा प्रमाणित विद्युत मीटर का संस्थापन । 
b. राज्य नोडल एजेंसी उरेडा द्वारा सत्यापित परियोजना पूर्ण रिपोर्ट । 

c. विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रमाणपत्र जारी । 
मुख्य विनियमों के विनियम 9(1) में संशोधनः 
" (1) अधिनियम , राष्ट्रीय विद्युत नीति , टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा और 
गैर - पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत्रों को बढ़ावा देने के लिये, सभी मौजूदा एवं भविष्य के वितरण अनुज्ञापियों , 
कैप्टिव उपयोगकर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहको को राज्य में " दायित्वाधीन ईकाई " कहा जायेगा जो स्वयं 
के उपभोग के लिये अपनी कुल विद्युत आवश्यकता के न्यूनतम प्रतिशत की खरीद के लिये बाध्य होगी, जैसा 
कि विनियम 4 में परिभाषित योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो के अन्तर्गत नीचे इंगित किया गया है इसी को 
नवीकरणीय क्रय दायित्व ( आर0 पी 0 ओ 0 ) की दायित्वाधीन ईकाई कहा जायेगा । 


4 . 


565 


2013-14 


2016-17 


2017-18 


2018-19 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2017 ई ० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 

नवीकरणीय क्रय दायित्व गैर सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व सौर 
वर्ष 
संशोधित 

संशोधित 
6.00 % 

0.050 % 
2014-15 7.00 % 

0.075 % 
2015-16 8.00 % 

0.100 % 
8.00 % 

1.50 % 
9.50 % 

4.75 % 
10.25 % 

6.75 % 
प्रतिशत आरपीओ, जैसा कि उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है, गैर - जीवाश्म ईधन आधारित 
सह - उत्पादन एवं वर्ष के दौरान स्वंय के उपभोग के लिये सभी स्रोतों / दायित्वाधीन ईकाई द्वारा 
उत्पादित / क्रय की गई कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन है । 
जहाँ विभिन्न दायित्वाधीन ईकाईयों के लिये खरीदी गई कुल ऊर्जा निम्नानुसार होगी: 
a. डिस्कोम हेतु खरीदी गई कुल ऊर्जा राज्य की परिधि में स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान ऊर्जा 

इनपुट होगी, तथा 
b. उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपभोक्ताओं हेतु खरीदी गई कुल ऊर्जा स्वयं के उपभोग 
के लिये वर्ष के दौरान आहरण / उपभोग बिंदु पर दर्ज की गई उपभोग की मात्रा होगीः 

परन्तु, वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये गैर - सौर एवं सौर आरपीओ 
विद्युत के जल स्रोतो से मिली खपत को छोड़कर किसी दायित्वाधीन ईकाई द्वारा विद्युत की कुल 
खपत पर लागू होगा । 

परन्तु , उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओ और कैप्टिव उपभोक्ताओं पर किसी भी आधिक्य दायित्व 
( सौर के साथ - साथ गैर - सौर भी ) जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये संशोधित होने के कारण 
उत्पन्न हुए हो , को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आगे बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी, जो पश्चात्वर्ती 
वित्तीय वर्ष के आरपीओ के साथ मिलेगा । 

परन्तु , यदि राज्य में नवीकरणीय और गैर - पारंपरिक स्रोतो से ऊर्जा उपलब्ध हो , तो राज्य की 
उत्पादक या वितरण कम्पनी विनिर्दिष्ट आरपीओ से अधिक ऐसी ऊर्जा की खरीद की अनुमति हेतु 

आयोग के पास निवेदन कर सकता है । 
मुख्य विनियमों के विनियम 28 में संशोधन: 
संशोधित विनियम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः 
" लघु जल विद्युत संयंत्र 

लघु जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये जेनरिक टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रौद्योगिकी आधारित मानक 
निम्नवत् होंगेः 
01.04.2013 को या उसके पश्चात कमीशंड परियोजनाएं 
कमीशनिंग के वर्ष 

क्षमता उपयोग 
परियोजना का आकार 

पूंजी लागत हेतु ओ एंड एम व्यय 

सहायक उपभोग 
(₹ लाख / MW) (₹ लाख / MW) 

( % ) 

( % ) 
5MW तक 

35.33 
> 5 MW एवं 15 MW तक 

40 % 

1 % 
> 15 MW एवं 25 MW तक 
नोट: 
इस विनियम के प्रयोजन के लिए मानकीय CUF अन्तः संयोजन बिंदु पर भेजी गई ऊर्जा पर आधारित है तथा टैरिफ 
प्रयोजनों के लिये गृह राज्य निशुल्क विद्युत की शुद्ध ऊर्जा, यदि कोई हो , जो उत्पादक द्वारा प्रतिबद्ध है, को फैक्टर्ड 
किया जायेगा । जेनेरिक टैरिफ के निर्धारण हेतु गृह राज्य के अंश को 16 वें वर्ष से 18 % के रूप में लिया जायेगा । 

मुख्य विनियमों के विनियम 35( 3) एवं विनियम 35(4 ) में संशोधनः 
संशोधित विनियम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः 

" (3) योग्य उपभोक्ता ( ओं ) या तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाले सोलर रूफ - टॉप पॉवर प्लाण्ट स्रोतो से हुए 
अन्तःक्षेपण को प्रत्येक बिलिंग अवधि के अन्त में शुद्ध ऊर्जा के आधार पर निश्चित किया जायेगा । 

परन्तु. ऐसी शुद्ध ऊर्जा, उक्त बिलिंग अवधि में उत्पन्न वास्तविक ऊर्जा के 95 % से अधिक नहीं होगी । 

परन्तु , जहां अन्तःक्षेपण शुद्ध ऊर्जा बिलिंग अवधि में वास्तविक ऊर्जा के 95 % से अधिक हो , तो ऐसी अधिक्य 
शुद्ध ऊर्जा (शुद्ध ऊर्जा - उत्पादित वास्तविक ऊर्जा का 95% ) पर भुगतान दर अनुसूची में निर्धारित उपरोक्त पात्र 
उपभोक्ता के लिये ऊर्जा प्रभार का न्यूनतम आधार स्लैब या पर टैरिफ बोली प्रक्रिया पर आधारित शोधित दर जो 
भी कम हो । 


5 . 


घटक 


785 


750 


30.00 


715 


25.03 


6 . 


566 


उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2017 ई ० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) [ भाग 1 - क 
4. उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति किये जाने के संबंध में आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार टैरिफ , 
बिलिंग अवधि में लाइसेन्सी द्वारा आपूर्ति की गई शुद्ध ऊर्जा पर लागू होगा, यदि लाइसेन्सी द्वारा आपूर्ति की गई 
ऊर्जा, उपभोक्ता ( ओं ) / तीसरे पक्ष के रूफ टॉप सोलर पीवी स्रोतों से अन्तःक्षेपित ऊर्जा से अधिक हो । 
परन्तु इस प्रकार के ऐसे योग्य उपभोक्ता को स्थापित सोलर रूफ टॉप पीवी स्रोतों की क्षमता के बराबर मासिक 
न्यूनतम प्रभार या मासिक न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभार के भुगतान से छूट प्रदान की जायेगी। 
परन्तु , ऊर्जा के कैप्टिव उपयोग के लिए ऐसे पात्र उपभोक्ताओं पर कोई भी उन्मुक्त अभिगमन प्रभार ( अधिभार 
सहित ) उद्ग्रहित नहीं होगा । 
01.10.2017 से 40 % वार्षिक CUF तक लागू SHP s (25MW तक) हेतु स्तरीकृत दर ₹ / kWh में । 

01.04.2013 को या उसके पश्चात कमीशन्ड SHP 
5 से 15 MW तक 

15 से 25 तक 


5MW तक 


विवरण 


त्वरित 


घटायाः 


1. स्तरीकृत (35 वर्ष ) 


5.04 


0.35 


4.69 


4.77 


0.35 


4.42 


4.41 


0.35 


4.06 


वर्ष 


1. * 


2. 
3. 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 
8. 
9 . 
10 . 


11. 


12. 


13. 


14. 
15. 
16. 
17. 


2. वार्षिक दर 


18. 
19 . 
20 . 
21. 
22. 
23. 


5.29 
5.16 
5.04 
4.91 
5.13 
5.03 
4.94 
4.85 
4.76 
4.68 
4.89 
4.92 
3.95 
4.07 
4.20 
5.28 
5.45 
5.64 
5.83 
6.03 
6.25 
6.48 
6.72 
6.97 
7.24 
7.53 
7.83 
8.15 
8.48 
8.84 
9.22 
9.61 
10.03 
10.48 
10.95 


1.56 
1.69 
0.14 
-0.11 
-0.14 
-0.13 
-0.11 
-0.10 
-0.08 
-0.07 
-0.06 
-0.05 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


3.73 
3.48 
4.89 
5.02 
5.27 
5.16 
5.05 
4.94 
4.85 
4.76 
4.95 
4.97 
3.96 
4.08 
4.20 
5.29 
5.46 
5.64 
5.83 
6.04 
6.25 
6.48 
6.72 
6.98 
7.24 
7.53 
7.83 
8.15 
8.48 
8.84 
9.22 
9.61 
10.03 
10.48 
10.95 


5.06 
4.94 
4.81 
4.69 
4.84 
4.74 
4.64 
4.55 
4.46 
4.37 
4.55 
4.54 
3.56 
3.66 
3.76 
4.73 
4.88 
5.03 
5.20 
5.37 
5.55 
5.75 
5.95 
6.17 
6.40 
6.64 
6.89 
7.16 
7.45 
7.75 
8.07 
8.41 
8.77 
9.14 
9.54 


1.49 
1.61 
0.13 
-0.11 
-0.13 
-0.12 
-0.11 
-0.09 
-0.08 
-0.07 
-0.06 
-0.05 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


3.57 
3.33 
4.68 
4.79 
4.97 
4.86 
4.75 
4.64 
4.54 
4.44 
4.61 
4.59 
3.57 
3.67 
3.77 
4.74 
4.88 
5.04 
5.20 
5.37 
5.56 
5.75 
5.45 
6.17 
6.40 
6.64 
6.89 
7.16 
7.45 
7.75 
8.07 
8.41 
8.77 
9.14 
9.54 


4.76 
4.63 
4.51 
4.38 
4.26 
4.14 
4.03 
3.92 
3.80 
3.70 
3.84 
3.79 
2.82 
2.89 
2.96 
3.69 
3.79 
3.88 
3.99 
4.10 
4.21 
4.34 
4.47 
4.60 
4.75 
4.90 
5.06 
5.24 
5.42 
5.61 
5.81 
6.03 
6.25 
6.49 
6.74 


1.42 
1.53 
0.13 
-0.10 
-0.13 
-0.12 
-0.10 
-0.09 
-0.08 
-0.07 
-0.06 
-0.05 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


3.34 
3.10 
4.38 
4.49 
4.39 
4.26 
4.13 
4.01 
3.88 
3.76 
3.90 
3.84 
2.83 
2.90 
2.96 
3.70 
3.79 
3.89 
3.99 
4.10 
4.22 
4.34 
4.47 
4.61 
4.75 
4.90 
5.07 
5.24 
5.42 
5.61 
5.81 
6.03 
6.25 
6.49 
6.75 


24. 


25 . 


26. 


27. 


28. 


29. 
30 . 
31. 


32. 


33. 


34. 


35 . 


* वर्ष 01 जेनरिक दरों के लिए कमीश्निंग का वर्ष होगा । 


आयोग के आदेश से , 
नीरज सती, 

सचिव । 


भाग 1 - क 


567 


उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर , 2017 ई ० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय - आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 


12 सितम्बर , 2017 ई ० 
पत्रांक 2834 / आयुक्त राज्य कर / उत्तरा० / फार्म - अनु0 / 2017-18 / आ o घो ० प० / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / देदून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम -30( 12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं , 
एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 , जिनके खो 
जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम ( 9) के अन्तर्गत 
सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 

फार्म / स्टैम्प 
खोये / चोरी / नष्ट खोये / चोरी / नष्ट हुए 

को अवैध 
व्यापारी का नाम व पता 

हुए फार्मों / स्टैम्प फार्मों / स्टैम्प की सीरीज व घोषित किये 
सं ० 

की संख्या क्रमांक 

कारण 


क्र ० 


जाने का 


1 . 


सर्वश्री विश्वकर्मा पेपर एण्ड बोर्ड 
लि 0, काशीपुर, टिन -05002620383 


प्रारुप- XVI 

( 42 ) 


U.K.VAT - M 2012 
0298827,1651402, 1651445 , 
1740143, 1740167, 1740168, 
1740226 , 1740229 , 1740326 , 
1740584,3922546,3922871, 
3923110,3923131,5797328, 
5797329,5797354,5797802, 
5797818,5797976,5798011 , 
5798017,5798069,7383467 , 
7383468,7383469,7383503, 
7383504,7383505, 7383545, 
7383553,7383627, 7383628, 
7383629,7383659,7383695, 
7383771,7383772,7383776, 
7383882,7383885 , 7383955 


खोने के 
कारण 


विपिन चन्द्र, 


अपर आयुक्त, राज्य कर , 
मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग) 

16 सितम्बर , 2017 ई ० 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य० / प्रव०), राज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक 2932 / रा ० कर आयु० उत्तरा० / मुख्यालय / विधि - अनुभाग / 17-18 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन , 
वित्त अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 726/2017/9(120) / xxVII (8) / 2017 , दिनाँक 14 सितम्बर, 2017 का 
संदर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा माह जुलाई, 2017 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 ख विवरणी दाखिल करने में असफल 
रहे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों हेतु विलम्ब शुल्क का अधित्यजन किया जाना अधिसूचित किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचनाएँ इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ 
समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी 
संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


568 


उत्तराखण्ड गजट , 14 अक्टूबर, 2017 ई० ( आश्विन 22, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


वित्त अनुभाग -8 


अधिसूचना 

14 सितम्बर, 2017 ई ० 
संख्या 726/2017/9(120) / XXVII (8) / 2017- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव , अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( अधिनियम संख्या 06, 
की धारा 128 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर , उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों 
के लिए, जो नियत तारीख तक जुलाई, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर -3 ख में विवरणी देने में असफल रहे 
हैं , उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस का अधित्यजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


वर्ष 2017) 


आज्ञा से , 


राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 ofthe Constitution of India, theGovernor is pleased 
to order the publication of the following English translation of the Notification no. 726/2017/9 ( 120 )/XXVII (8 )/2017 , 
dated September 14 , 2017 for general information . 

NOTIFICATION 

September 14 , 2017 
No. 726/2017/9 (120 )/XXVII (8 )/2017--WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 

Now , THEREFORE , In exercise ofthe powers conferred by section 128 of the " Uttarakhand Goods and 
Services Tax Act, 2017 (Actno. 06 of 2017 )", the Governor, is pleased to allow to waives the late fee payable 
under section 47 of the said Act, for all registered persons , who failed to furnish the return in FORM GSTR 
3B for the month of July, 2017 by the due date . 

By Order, 
RADHA RATURI, 
Principal Secretary 


विपिन चन्द्र , 
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , देहरादून 

कार्यालयादेश 


28 सितम्बर , 2017 ई ० 


संख्या 4170 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UK- 07AM- 0056, भार वाहन, चेसिस संख्या 
MAITA2MHNB2K33652, इंजन संo MHB4J81179 के स्वामी श्री रानू शर्मा द्वारा हिमांशु गुप्ता , म 0 नं0 7, लेन नं 0 4, 
एच0 एन0 बी 0 कॉलोनी, अजबपुर कला द्वारा उनके वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण , इस कार्यालय में वाहन 
के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है । वाहन का कर एक मुश्त जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय 
में जमा करा दिया गया है, जिसका सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) द्वारा कर लिया गया है । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2017 ई ० ( आश्विन 22 , 1939 शक सम्वत् ) 


569 


अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून , केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK-07AM-0056, भार वाहन, चेसिस संख्या MAITA2MHNB2K33652 , 
इंजन सं0 MHB4J81179 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 


28 सितम्बर , 2017 ई ० 


संख्या 4171 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UA-07H-5881, भार वाहन, चेसिस संख्या 
MALAB51HR4M476891 , इंजन सं 0 G4HD4D56893 के स्वामी श्री प्रदीप भारद्वाज, म 0 नं 0 1-27 . नेहरू कॉलोनी, 
देहरादून द्वारा उनके वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण, इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु 
आवेदन किया गया है । वाहन का कर एक मुश्त जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जिसका 
सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक ( प्राविधिक ) द्वारा कर लिया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA-07H-5881 , भार वाहन, चेसिस संख्या MALAB51HR4M476891 , 
इंजन सं 0 G4HD4D56893 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 


15 सितम्बर , 2017 ई ० 


28 सितम्बर , 2017 ई ० 


संख्या 4172 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UA-07T-6961 , भार वाहन, चेसिस संख्या 
344092228147, इंजन सं 0 692D21235996 के स्वामी श्री प्रमोद बंसल पुत्र स्व ० श्री राजकुमार, निवासी डांडा लखौंड , 
गुजराडा द्वारा उनके वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण , इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु 
आवेदन किया गया है । वाहन का कर दिनांक 31.12.2017 तक जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया 
गया है, जिसका सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक ( प्राविधिक ) द्वारा कर लिया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून , केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA-07T-6961 , भार वाहन, चेसिस संख्या 344092228147 , इंजन 
सं 0 692D21235996 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 


19 सितम्बर, 2017 ई ० 


28 सितम्बर, 2017 ई ० 


संख्या 4173 / टी 0 आर0 / पंजी० निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UP-07L -9538 , भार वाहन, चेसिस संख्या 
067696, इंजन सं 0 RG84372 के स्वामी श्री अजय नायडु पुत्र श्री मनि नायडु , निवासी 15/85 , मद्रासी कॉलोनी, रेस्ट 
कम्प , देहरादून द्वारा उनके वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण , इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण 
हेतु आवेदन किया गया है । वाहन का कर दिनांक 31.12.2017 तक जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा 
दिया गया है , जिसका सत्यापन सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) द्वारा कर लिया गया है । 


570 


उत्तराखण्ड गजट, 14 अक्टूबर, 2017 ई ० ( आश्विन 22 , 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून , केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP-07L-9538, भार वाहन, चेसिस संख्या 067696, इंजन 
सं 0 RG84372 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 


28 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 4177 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UA-07J-0329, भार वाहन, चेसिस संख्या 
BFH183941II, इंजन सं 0 R4H01062 के स्वामी श्री ओम प्रकाश, 20 अखाड़ा मौहल्ला, देहरादून द्वारा उनके वाहन के 
संचालन योग्य न होने के कारण , इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है । वाहन 
का कर दिनाँक 31.08.2017 तक जमा है । चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जिसका सत्यापन 
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक ) द्वारा कर लिया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA- 07J -0329, भार वाहन, चेसिस संख्या BFH183941||, इंजन 
सं 0 R4H01062 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


पंजीयन प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग , 

देहरादून । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ० ) 41 हिन्दी गजट / 586 - भाग 1 - क -2017 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


